निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


_ 


26 ज्येष्ठ 1931 52003 


26 ज्येष्ठ 1931 ( TO ) 
पटना , मंगलवार , 16 जून 2009 


( सं0 पटना 269 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

15 जून 2009 
सं0 बिक्री - कर / विविध – 57 / 2007 - 2095 — बिहार मूल्य वर्द्धित - कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के 
उप -नियम ( 8 ) के तृतीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं नियमाव 
अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2094, दिनांक 15 जून 2009 के क्रम में वाणिज्य कर आयुक्त , बिहार , 
पटना उन व्यवसायियों को , जो वार्षिक एक करोड़ या उससे अधिक का कर भुगतान कर रहे हैं , इलेक्ट्रॉनिक 
माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर कर, सूद एवं शास्ति की पावती सहित विवरणी अनिवार्य रूप से दाखिल करने का 
आदेश देते हैं । 
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2009 से प्रभावी होगी । 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 269 - 571+ 500 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


